इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


शासन 


VIVAT 


सत्यमेव 


जम 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 71 ] 


भोपाल , गुरुवार , दिनांक 20 फरवरी 2020 - फाल्गुन 1, शक 1941 


. 


नगरीय विकास एवं आवास विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2020 
अधि. क्रमांक 53, एफ 1-13-2020 - अठारह - 3. - कलेक्टर जिला राजगढ़ द्वारा प्रेषित नगर पालिका परिषद् ब्यावरा के वार्डों के विस्तार संबंधी 
हिन्दी / अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक 76 -जि.श.वि.अ. - 2020 , दिनांक 31 जनवरी 2020 एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती हैं . 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव . 
कार्यालय, कलेक्टर ( शहरी विकास ) जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश 

राजगढ़ , दिनांक 31 जनवरी 2020 
क्र . 76 -जिशविअ - 2020. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 29 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं निधि निवेदिता , कलेक्टर, जिला राजगढ़ नगरपालिका परिषद व्यावरा, जिला राजगढ़ के वार्डों का 
विभाजन/विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करती हूं: 

अनुसूची 


क्रमांक | वार्ड नंबर 


वार्ड का नाम 


1 


1 


नर्मदे हर वार्ड 


N 


2 


पं जवाहरलाल नेहरू वार्ड 


3 


3 


जी श्याम भरथरे वार्ड 


4 


4 


डॉ भीमराव अंबेडकर वार्ड 


5 


5 


सुभाषचंद्र बोस वार्ड 


141 


142 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 फरवरी 2020 


6 . 


6 


महाराणा प्रताप वार्ड 


7 


7 


जयप्रकाशनारायण वाई 


8 


8 


शहीद ललित रावत वार्ड 


9 


9 


बाल गंगाधर तिलक वार्ड 


10 


10 


महात्मा गांधी वार्ड 


11 


11 


वीर शिवाजी वार्ड 


12 


12 


स्वामी विवेकानंद वार्ड 


13 


13 


रानी लक्ष्मीबाई वार्ड 


14 


14 


डा एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड 


15 


15 


राजीव गांधी वार्ड 


16 


16 


सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 


17 


17 


इंदिरा गांधी वार्ड 


18 


18 


रामकरण उग्र वार्ड 


19 


19 


शहीद भगत सिंह वार्ड 


20 


20 


चंद्रशेखर आजाद वार्ड 


21 


21 


पं रविशंकर शुक्ल वार्ड 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 फरवरी 2020 


142 ( 1 ) 


वार्ड की सीमाओं का विवरण 


चौहददी 


वार्ड का नाम 
नर्मदे हर वार्ड 


1 * 


जनसंख्या-2542 


उत्तर :- भोपाल बायपास चौराहे पर अखंड परमानंद धाम आश्रम के पास से 
प्रारम्भ होकर विटठल वाटिका के पास नवनिर्मित कालोनी के सम्पूर्ण भवनों 
को लेते हुए जगदीश प्रसाद भिलाला के भवन तक के सम्पूर्ण भवन । 
पूर्व भोपाल रोड पर श्री रामप्रसाद साहू के भवन से प्रारम्भ होकर ए, बी , 
रोड के समस्त भवनों को शामिल करते हुए बायपास चौराहे तक के सम्पूर्ण 
भवन । 
दक्षिण :- जमनालाल जी मारोठिया के भवन से प्रारम्भ होकर बालापुरा को 
लेते हुए आईपीएस स्कूल के पीछे से होते हुए भोपाल रोड पर श्री रामप्रसाद साहू 
तक के सम्पूर्ण भवन । 
पधिम :- रामकरण वर्मा एडव्होकेट के भवन से प्रारम्भ होकर मेहताब सिंह के 
भगल तक के सम्पूर्ण भदान । 
जनसंख्या 2532 
उत्तर : श्री जगदीशचंद्र गुप्ता के भवन के पीछे से पंचमुखी मार्ग, नवीन 
अस्पताल रोड, छात्रावास चौक के समस्त भवनों को शामिल करते हुए चेतराम 
सेन के भवन तक 
पूर्व : अरविन्द शर्मा की एसटीडी से प्रारम्भ होकर जगदीश गुप्ता 
जी के भवन तक के सम्पूर्ण भवन 
दक्षिणः- अकबर बिल्डिंग से एबी रोड के समस्त भवनों को शामिल करते हुए 
केजार हुसैन बोहरा के भवन तक । 
पश्चिम :-रामलला मार्ग से प्रारम्भ होकर रामलीला मार्ग की गलियों को 
शामिल करते हुए इण्डियन फर्नीचर तक के सम्पूर्ण भवन 


2- पं जवाहरलाल नेहरू वार्ड 


3 


- 


जी श्याम भरथरे वार्ड 


जनसंख्या 2643 
उत्तर :- मातृछाया मार्केट से प्रारम्भ होकर बालाजी मंदिर को लेते हुए काली 
माता मंदिर तक के सम्पूर्ण भवन - 
पूर्व : जवाहर मार्ग पर शासकीय बालक हाईस्कूल भवन से 
प्रारम्भ होकर जवाहर मार्ग एवं गलियों के सम्पूर्ण भवन लेते हुए गुरुद्वारा तक 
के सम्पूर्ण भवन 
दक्षिण : लीलाधर शाक्यवार के भवन से प्रारम्भ होकर जवाहर मार्ग 
गली 1 व 2 एवं 3 के भवनों को शामिल करते हुए दुर्गा साहू के भवन के पीछे 
से पूरन सिंह हरिजन के भवन तक के सम्पूर्ण भवन 


पश्चिम : 


गुल मोहम्मद के भवन से प्रारम्भ होकर बालाजी मार्ग, 
श्यामलाल मार्ग, नरसिंह मार्ग एवं नरसिंह मार्ग की सम्पूर्ण गलियों को 
शामिल करते हुए मातृ छाया काम्पलेक्स तक के सम्पूर्ण भवन 


142 ( 2 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 फरवरी 2020 


. 


4 - डा भीमराव अंबेडकर वाई 


जनसंख्या 2213 
उत्तर :- नवीन पुलिस कार्यालय से प्रारम्भ होकर मदनलाल शाक्यवार की 
आरामशीन एवं आईटीआई कार्यालय को शामिल करते हुए इंदिरा नगर 
कालोनी के सम्पूर्ण भवन । 
पूर्व : राधाकृष्ण मंदिर के पीछे कालेज के पीछे से होते 
पिलकपुरा को शामिल करते हुये हरिओम विजयवर्गीय के भवन को लेते हुए 
पोल फेक्टरी तक के सम्पूर्ण भवन 
दक्षिण : आम रास्ता ( बैकुंठ मार्ग) श्मशान तक 
पश्चिम : श्मशान घाट के पीछे से होते हुए पंचशील कालोनी के 
समस्त भवनों को शामिल करते हुए बैकुंठ मार्ग पर निर्मित दिनेश शाक्यवार 
के भवन के पीछे नवीन निर्मित कालोनी के सम्पूर्ण भवनों को भी शामिल 
करते हुए बैकुंठ मार्ग में अख्तर पटवारी जी एवं फूल सिंह शाक्यवार के भवनों 
को लेते हुए सुरेन्द्र सिंह पंजाबी के भवन तक । 
जनसंख्या 2503 
उत्तरः तात्याटोपे मार्ग में पुरुषोत्तम शाक्यवार के भवन से प्रारम्भ होकर 
मनोहर लाल साहू पेन्टर के भवन तक , तात्याटोपे मार्ग ग नं 2, शिवाजी 
नगर सहस्त्राब्दी नगर , तुलसी नगर , के भवनों को शामिल करते हुए 
रामदेव बाबा के मंदिर तक 


5- सुभाषचंद्र बोस वार्ड 


6- महाराणा प्रताप वार्ड 


पूर्व रामदेव बाबा के मंदिर के पीछे से प्रारम्भ होकर मुक्तिधाम 
के सामने वाली आरामशीन तक के सम्पूर्ण भवन 
दक्षिण :-सुरेन्द्र सिंह पंजाबी के भवन से राधाकृष्ण मंदिर तक एवं बाबूलाल 
जी शर्मा के खेत के किनारे किनारे होते हए जवाहर मार्ग पर शाक्यवार समाज 
के नवनिर्मित मार्केट तक के सम्पूर्ण भवन 
पश्चिम :-जवाहर मार्ग की गलियों, तात्या टोपे मार्ग की समस्त गलियों के 
सम्पूर्ण भवनों को शामिल करते हुए प्रेम सिंह जादौन की 

दुकान 

से प्रारम्भ 
होकर भाव सिंह यादव के श्रीराम काम्पलेक्स तक के सम्पूर्ण भवन 
जनसंख्या 2073 
उत्तर : 

नगर पालिका के नवीन काम्पलेक्स से प्रारम्भ होकर 
राजेन्द्र कुशवाह के भवन तक के सम्पूर्ण भवन (बांडी खाली के पास ) 
पूर्व : राजेन्द्र कुशवाह के घर के पीछे बांडी खाली नाले के किनारे 
किनारे होते हुए सीताराम कुशवाह के भवन तक 
दक्षिण : कान्वेंट स्कूल रोड पर सीताराम कुशवाह के भवन से 
प्रारम्भ होकर नगर सेन बाबा के मंदिर के आसपास के सभी भवनों को लेते 

हुए 
महाराणा प्रताप नगर , अपना नगर, मानस स्कूल, उपाध्याय जी के पेट्रोल 
पंप तक की समस्त कालोनियों को शामिल करते हुए तात्याटोपे मार्ग पर 
दोलीबाई शाक्यवार के भवन तक 
पश्चिम :- जवाहर मार्ग पर विटटू सरदार एवं खटाना जी के भवन से प्रारम्भ से 
होकर एनएच के आवासीय क्वार्टरों को शामिल करते हुए ए, बी , रोड पर नगर 
पालिका के नवीन काम्पलेक्स तक के सभी भवन 
जनसंख्या 2100 
उत्तर : 

दामोदर दास गुप्ता के भवन से प्रारम्भ होकर 
विश्वनाथ कालोनी एवं विश्वनाथ कालोनी के बाहर स्टेशन रोड के सभी भवनों 
को शामिल करते हुए जजावरा जी के भवन तक 
पूर्व 

जजावरा जी के भवन से नवीन ओवर ब्रिज के किनारे 
किनारे होते हुए महामाया ट्रेवल्स अपोलो टावर तक 

the 


7 - जयप्रकाशनारायण वार्ड 


तारी 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 फरवरी 2020 


142 ( 3 ) 


8- शहीद ललित रावत वार्ड 


दक्षिण 

नवीन बायपास बाडी खाली नाले के पास से किनारे किनारे 
होते हुए दामोदर दास गुप्ता के भवन तक 
पश्चिम अपोलो टावर के पीछे होते हुए बांडी खाली नाले तक | 
जनसंख्या 2315 
उत्तर 

ओवर ब्रीज से प्रारम्भ होकर विकास प्रोसेसिंग फेक्टरी तक 
के सम्पूर्ण भवन । ( अरनिया नाला ) 

तुलसीराम कुशवाह के भवन से प्रारम्भ होकर बखतपुरा , 
विनायक नगर के समस्त भवनों को शामिल करते हुए नवीन बायपास रोड पर 
जजावरा जी के भवन के पास तक के समस्त भवन 
दक्षिण : रेलवे स्टेशन एवं रेलवे स्टेशन अधिकारी कर्मचारियों की 
कालोनियों के सम्पूर्ण भवनों तथा रेलवे लाइन के सभी भवनों को शामिल 
करते हुए नदी तक के सम्पूर्ण भवन । 


पूर्व : 


9- बाल गंगाधर तिलक वार्ड 


पश्चिम : 

विकास प्रोसेसिंग फेक्टरी के पीछे नाले के किनारे किनारे 
होते हुए रेलवे लाइन तक 
जनसंख्या 2273 
उत्तर : 

शहीद कालोनी में आचार्य जी के भवन से कृषि 
उपज मंडी के पीछे से होते हुए सुठालिया बायपास की पुलिया तक के सम्पूर्ण 
भवन 
पूर्व : सुठालिया रोड बायपास पुलिया से प्रारम्भ होकर सुवलिया 
रोड की सभी कालोनियों के भवनों को लेते हुए अरनिया नाले तक के 
सम्पूर्ण भवन 
दक्षिण : 

नगर पालिका वाटर टैंक से प्रारम्भ होकर एबी रोड के 
किनारे किनारे होते हुये कमला लॉज तक के सम्पूर्ण भवन 


10- महात्मा गांधी वार्ड 


: 


पश्चिम : शहीद कालोनी में शाकउमावि दिनेश सक्सेना के भवन से 
प्रारम्भ होकर केला माता मंदिर, विदयुत मंडल के सामने आचार्य जी के भवन 
तक के सम्पूर्ण भवन 
जनसंख्या 2539 
उत्तर : कल्लूभाई बेल्डिंग वाले के भवन से प्रारम्भ होकर कल्लू 
भाई बेल्डिंग वाले के भवन के पीछे वाली गली व कृष्णपुरा मार्ग के सिंहवाहिनी 
मंदिर वाली गली के सम्पूर्ण भवनों को लेते हुए पुरुषोत्तम पाराशर के भवन 
तक । 
पूर्व 

शहीद कालोनी में पुरुषोत्तम पाराशर के भवन से प्रारम्भ 
होकर शहीद कालोनी की सभी गलियों के सम्पूर्ण भवनों को शामिल करते 

हुए 
दिलीप कसेरा के भवन तक के सम्पूर्ण भवन 
दक्षिण : ए बी रोड पर मनोज अग्रवाल के भवन से प्रारम्भ होकर 
कृष्णपुरा मार्ग में अनील चौरसिया के भवन को शामिल करते 

हुए नारायण 
प्रसाद शर्मा एवं शिवप्रसाद गौड के भवन को शामिल करते हुए साहू धर्मशाला 
तक के सम्पूर्ण भवन । 
पश्चिम :-तिलक मार्ग में विजय अग्रवाल के भवन से प्रारम्भ होकर कृष्णपुरा 
मार्ग का खटीक मोहल्ले के सम्पूर्ण भवनों को शामिल करते हुए तिलक मार्ग 
पर बुनियादी स्कूल के सामने रशीद भाई के भवन तक के सम्पूर्ण भवन - 


142 ( 4 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2020 


11- वीर शिवाजी वार्ड 


12- स्वामी विवेकानंद वार्ड 


जनसंख्या 2320 
उत्तर : तिलक मार्ग के पुल को पार करते हुए जाटव समाज की 
धर्मशाला से प्रारम्भ होकर तिलक मार्ग की गलियों के सम्पूर्ण भवन को 
शामिल करते हुए नाले के किनारे किनारे के सम्पूर्ण भवन · 
पूर्व : कृषि उपज मंडी वाली पुलिया से प्रारम्भ होकर क्लब 
ग्राउण्ड के पीछे तक के भवनों को शामिल करते हुए श्रीमती खातून बेगम 
के भवन तक । 
दक्षिण : अरुण खटाना के भवन से प्रारम्भ होकर जयप्रकाश मार्ग 
की समस्त गलियों के सम्पूर्ण भवनों को शामिल करते हुए जगदीश प्रसाद 
शर्मा के भवन तक । 
पश्चिम : तिलक मार्ग में जाटव समाज की धर्मशाला के पास कैलाश आइल 
मील के आसपास वाले सभी भवनों को शामिल करते हुए नाले के किनारे से 
पुनः सुठालिया रोड बायपास वाली पुलिया तक 
जनसंख्या 2425 
उत्तर : सुभाष मार्ग में जगदीश की कपडा सिलाई दुकान से प्रारम्भ 
होकर कमल खस के भवन तक के सम्पूर्ण भवन 
पूर्व 

कृष्णपुरा मार्ग में सुशीला सोनी के घर से प्रारम्भ होकर 
जय स्तंभ के पास शर्मा मोबाईल दुकान तक के सम्पूर्ण भवन - 
दक्षिण : 

जय स्तंभ के पास रोगी कल्याण समिति की दुकानों में 
शर्मा मोबाईल की दुकान से प्रारम्भ होकर राजेन्द्र सोनी के भवन को लेते हुए 
कार्नर पर स्थित शर्मा जी की पान वाली दुकान तक के सम्पूर्ण भवन - 
पश्चिम : शिवाजी मार्ग में चंद्रशेखर जजावरा के भवन से प्रारम्भ 
होकर गोपालदास टाटा वाले के भवन तक के सम्पूर्ण भवन • 
जनसंख्या 2233 
उत्तर 

बिहारी जी मार्ग में विनोद साहू के भवन के पहले वाले 
भवन से प्रारम्भ होकर प्रकाशचंद्र जैन, कन्हैयालाल साहू के घर तक के समस्त 
भवन । 
पूर्व 

शिवाजी मार्ग में बाबूलाल पूनमचंद्र जी के भवन.से प्रारम्भ 
होकर कैलाश सोनी टेन्ट वाले के भवन तक के सम्पूर्ण भवन 
दक्षिण : 

स्वागत इलेक्ट्रिक दुकान के पास अशोक अग्रवाल के भवन 
से प्रारम्भ अहिंसा द्वार के पास गंदे नाले की पुलिया तक के सम्पूर्ण भवन - 
पश्चिम : श्रद्धानंद मार्ग में गंदे नाले के किनारे किनारे होते 

हुए 

ओम 
रघुवंशी के भवन के पास गंदे नाले की पुलिया के किनारे तक के सम्पूर्ण भवन 
जनसंख्या 2238 
उत्तर : 

तिलक मार्ग में गंदे नाले की डीपी के पास से बुनियादी 
स्कूल के सामने से विक्रम सिंह चौहान के भवन से होते हुए तिलक मार्ग में 
बिलकिस बी तक के भवन तक के समस्त भवन । 
पूर्व : भगत सिंह मार्ग में आबकारी शराब के ठेके से प्रारम्भ 
होकर हुसैनी मस्जिद क्षेत्र के भवनों को शामिल करते हुए गंदे नाले की पुलिया 
तक के समस्त भवन एवं तिलक मार्ग गली नं 1 बुनियादी सकूल के पीछे गंदे 
नाले तक के समस्त भवन । 
दक्षिण : भगत सिंह मार्ग पर रोजी साहू के भवन से प्रारम्भ होकर 
शहजाद भाई के मकान तक के समस्त भवन । 
पश्चिम : . सुभाष मार्ग में बाबूलाल सोनी के मकान से प्रारम्भ होते हुए 
त्रिलोक जोगी के भवन से बसन्तीलाल गुप्ता के भवन तक के समस्त भवनों 
को शामिल करते हुए समस्त भवन । 


13- रानी लक्ष्मीबाई वार्ड 


14-डा एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 फरवरी 2020 


142 ( 5 ) 


- 


15 - राजीव गांधी वार्ड 

जनसंख्या 2338 
उत्तर : एसडीएम निवास के सामने वाले ठाकुर साहब के भवन से 
प्रारम्भ होकर खरे वकील साहब , रामबाबू गुप्ता, बालकिशन गौड के भवनों को 
लेते हुए संतोष चंद्र जी जैन के भवन तक के सम्पूर्ण भवन • 
पूर्व 

संतोषचंद्र जी जैन के भवन के पास गुर्जर गौड ब्राहमण 
समाज की धर्मशाला व गंदे नाले के किनारे किनारे होते हुए एबी रोड पर 
सरदार जी की आरामशीन तक 
दक्षिण : सरदार जी की आरामशीन से प्रारम्भ होकर एबी रोड के 
सभी भवन एवं एबी रोड की गलियों के सम्पूर्ण भवनों को लेते हुए गजराज 
मेवाडे तक की दुकान के सम्पूर्ण भवन 
पश्चिम 

हजारीलाल मार्ग में मेवाडे की होटल के पास वाले भवन से 
प्रारम्भ होकर एसडीएम निवास के सामने शिव सिंह बापू के भवन तक के 

सम्पूर्ण भवन 
16- सरदार वल्लभ भाई पटेल वाई | जनसंख्या 2450 

उत्तर 

खलील भाई की दुकान से प्रारम्भ होकर गंदे नाले के किनारे 
किनारे लेते हुए मुकर्जीमार्ग में गोकुल प्रसाद साहू के भवन के सामने रामचंद्र 
धोबी के भवन के पास स्थित विघुत डीपी तक के सम्पूर्ण भवन । 
पूर्व 

गणेश मंदिर के पास नंदकिशोर पुत्र हरिनारायण मिस्त्री के 
भवन को लेते हुए भगत सिंह मार्ग में ओमप्रकाश के भवन से प्रारम्भ होकर 
गंदे नाले के किनारे खलील भाई की दुकान तक के सम्पूर्ण भवन 
दक्षिण : मुकर्जी मार्ग में गोकुल प्रसाद साहू के भवन से प्रारम्भ 
मोहन मेवाडे के शासकीय आवास भवन को लेते 

हुए 

एसडीएम निवास तक 
तक के सम्पूर्ण भवन 
पश्चिम एसडीएम निवास से प्रारम्भ होकर बैकुंठ मार्ग में बाबूलाल 
के भवन से प्रारम्भ होकर बैकुंठ मार्ग के सम्पूर्ण भवनों को लेते हुए चंद्रप्रकाश 

मिस्त्री जी के प्लाट तक के सम्पूर्ण भवनं । 
17 इंदिरा गांधी वार्ड 

जनसंख्या 2301 
उत्तर 

तहसील के पीछे रामसिंह मेहर के भवन से प्रारम्भ होकर 
हजारीलाल मार्ग (लोहकुटे के भवनों को शामिल करते हुए ) एबी रोड पर गांधी 
जी की दुकान तक के सम्पूर्ण भवन । 
पूर्व 

अंजनीलाल मंदिर से प्रारम्भ होकर बीड मंदिर को शामिल 
करते हुए अनिल चौरसिया जी के प्लाट में स्थित पत्थर गोडाउन के सामने 
रोड पार करके चम्पालाल जी के बाग के कार्नर से कुशवाह समाज की 
धर्मशाला के सामने गुडडु कुशवाह के भवन तक के सम्पूर्ण भवन । 
दक्षिण 

गांधी जी की दुकानों से प्रारम्भ होकर रामबाबू किल्ले वाले के 
शिवालय तक के सम्पूर्ण भवन एवं शिवालय से अजनार नदी के किनारे किनारे होते हुए 
अंजनीलाल मंदिर तक के सम्पूर्ण भवन 
पश्चिम - बैकुंठ मार्ग में गुडडू कुशवाह के भवन के पास से प्रारम्भ होकर 
तात्याटोपे कुंज ( मोंगिया मोहल्ला ) के सम्पूर्ण भवनों को शामिल करते हुए 
सरस्वती शिशु मंदिर की दीवार से लगे हुए सम्पूर्ण भवनों को शामिल करते 

हुए मांगीलाल तक के सम्पूर्ण भवन । 
18 - रामकरण उग्र वार्ड 

जनसंख्या 2298 

बैकुंठ मार्ग में कब्रिस्तान के पीछे बाउण्डरी से लगे 
कालोनी के सम्पूर्ण भवनों को शामिल करते हुए बैकुंठ मार्ग में ही कुशवाह 
समाज की धर्मशाला तक के सम्पूर्ण भवन 

dio 
परियोजना अधिकारी 
जिला 


. 


उत्तर 


" ETTI 


142 ( 6 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2020 


पूर्व 

शीतला माता मार्ग में कुशवाह समाज की धर्मशाला के पास 
से कब्रिस्तान की बाउण्ठरी से इकबाल दरोगा के भवन एवं शीतला माता मार्ग 
के सम्पूर्ण भवनों को लेते हुए रसीद भाई पुत्र जुम्मा खां के भवन तक के 
सम्पूर्ण भवन । 
दक्षिण भगत सिंह मार्ग में अब्दुल लतीफ खान के भवन से प्रारम्भ 
होकर भगत सिंह मार्ग के सभी भवनों को लेते हुए नींव वाले चौराहे पर हनुमान 
मंदिर तक के सम्पूर्ण 
पधिम -नरसिंह मार्ग में मोहनलाल के भवन से प्रारम्भ होकर बालकिशन 
शर्मा, त्रिलोकचंद्र, तुलसीराम एवं कन्हैयालाल सिंधी के भवन तक के सम्पूर्ण 


भवन 


19- शहीद भगत सिंह वार्ड 


: 


जनसंख्या 2225 
उत्तर : शीतला माता मंदिर सेफूभाई के भवन से प्रारम्भ होकर गंदे 
नाले के किनारे किनारे होते हुए राव कलेवा बस्ती के सभी भवनों को शामिल 
करते हुए तिलक मार्ग पर गंदे नाले के पुल तक 

पूर्व : शीतला माता मार्ग मंदिर से बारिश भाई के भवन से 
प्रारम्भ होकर तालाब किनारे कुशवाह समाज धर्मशाला तक के समस्त भवन । 
दक्षिण : पटेल की बाड़ी में श्री जीएल शिवहरे के भवन से प्रारम्भ 
होकर पूनमचंद्र पुत्र हजारीलाल हरिजन तक के सम्पूर्ण भवनों को लेते हुए 
तालाब की पाल.पर होते हुए तालाब के किनारे निर्मित नवीन कालोनी के 
सम्पूर्ण भवन । 
पधिम : शनि देव के मंदिर से प्रारम्भ होकर तिलक मार्ग के सभी 
भवन एवं सबलगढ बस्ती के सम्पूर्ण भवनों को शामिल करते हुए नरसिंहलाल 
दांगी के भवन तक के सम्पूर्ण भवन 
जनसंख्या 2113 
उत्तर : 

सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से प्रारम्भ होकर 
पुन- ढकोरा रोड पर हनुमान मंदिर के पास विक्रम चौहान के भवन तक के 
सम्पूर्ण भवन एवं रामनारायण झरखेडा वाले के भवन से प्रारम्भ होकर 
रामस्वरूप पुत्र मिजाजीलाल नाई के भवन तक के सम्पूर्ण भवन 


20 - चंद्रशेखर आजाद वाई 


पूर्व : तिलक मार्ग ( कोलू भेरू मंदिर ) से प्रारम्भ होकर 
कन्हैयालाल कुशवाह के भवन को शामिल करते हुए लोधा समाज की धर्मशाला 
को शामिल करते हुए विक्रम सिंह चौहान की आरामशीन तक के सम्पूर्ण भवन 


दक्षिण : तिलक मार्ग से ढकोरा रोड पर नारायण के भवन से प्रारम्भ 
होकर ढकोरा रोड पर निर्मित सभी भवनों को शामिल करे हुए . 


पश्चिम : 


तिलक मार्ग में शकूर भाई के भवन के पीछे गंदे नाले के 
किनारे रविशंकर नगर के सम्पूर्ण भवनों को शामिल करते हुए एवं तिलक मार्ग 
की गलियों के सम्पूर्ण भवनों को शामिल करते हुए सुठालिया बायपास चौराहे 

से आगे दीपचंद्र कुशवाह के भवन तक के सम्पूर्ण भवन 
21 -पं रविशंकर शुक्ल वार्ड 

जनसंख्या 2419 

पटेल की बाड़ी में मोहर सिंह धनगर के भवन से प्रारम्भ 
होकर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल रोड से होते हुए पुनीत टॉकिज के पास 
गंगाबाई पत्नी भेरुलाल चौहान के भवन के सम्पूर्ण भवन 
पूर्व 

तिलक मार्ग पर गंगाबाई पत्नी भेरुलाल चौहान के भवन 
अस अभिकर से चंद्रशेखर साहू, नियामत खां के भवनों को शामिल करते हुए डा 

कैलाशनारायण गुप्ता के भवन, कमलाबाई पत्नी रामचरण जी शर्मा के भवन 


उत्तर :- . 


40 


परियोजना अधिकारी 
जिला शहरी 
जिला राजर - बावरा) 79 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 फरवरी 2020 


142 ( 7 ) 


तक के सम्पूर्ण भवन 
दक्षिणः कमलाबाई पत्तीरामचरण शर्मा के भवन के पास पटेल की 
बाडी की ओर जाने वाली गली में दारका प्रसाद विश्वकर्मा के भवन से प्रारम्भ 
होकर इंदर सिंह विश्वकर्मा, मोतीलाल साहू के भवनों को लेते हुए रापस्याम 
सेन के भवन तक के सम्पूर्ण भवन 
प्रधिम :- पटेल की बाडी में बनेसिंह धनगर के भवन से प्रारम्भ होकर जगदीश 
धनगर एवं सिया की बाडी व पटेलं की गाड़ी के सम्पूर्ण भवनों को शामिल करते 
हुए मोहर सिंह धनगर के भवन तक के सम्पूर्ण भवन 


, 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

निधि निवेदिता, कलेक्टर. 
Rajgarh , the 31st January 2020 


No. 76 -DUDA -2020.— In exercise of the powers conterred by section 1 of section 29 of the Madhya Pradesh Nagar Palika 
Adhiniyam, 1961 9No. 37, year 1961) "I " Nidhi Nivedita Collector Rajgarh Madhya Pradesh here by determine the extent of 
Wards Nagar Palika Parishad Biaora, Dist. Rajgarh as Schedule below: 

SCHEDULE 


SNo . 
( 1 ) 


Ward No. 

( 2 ) 


Ward Name 

( 3 ) 
Narmade har ward 


1 


1 


2 


2 


Pt Jawaharlal Nehru Ward 


3 


3 


G Shyam Bharathare Ward 


4 


Dr. Bhimrao Ambedkar Ward 


5 


5 


Subhash Chandra Bose Ward 


6 


6 


7 


7 . 


Maharana Pratap Ward 
Jayaprakashanarayan Ward 
Shaheed Lalit RawatWard 


8 


8 


9 


9 


BalGangadhar Tilak Ward 


10 


10 


Mahatma GandhiWard 


11 


Veer Shivaji Ward 
Swami Vivekanand Ward 


12 


12 


13 


13 


Rani Laxmibai Ward 


14 


14 


Dr. APJ Abdul Kalam Ward 


15 


15 


Rajiv GandhiWard 


16 


16 


Sardar ballabh bhai PatelWard 


17 


17 


Indira GandhiWard 


18 


18 


Ramkaran ugra ward 
Shaheed Bhagat Singh Ward 


19 


19 


20 


20 


Chandrasekhar Azad Ward 


21 


21 


Pt Ravi Shankar Shukla Ward 


142 ( 8 ) 


HEZYGT 176149 , Egrlich 20 na 2020 


Description of the Boundaries of Wards 
Ward name 

Area 
1.Narmade har ward Papulation • 2542 

North 

: Starting from the Akhand Parmanand 
Dham Ashram at Bhopal Bypass intersection to Jagdish 
Prasad Bhilala s building to handle the entire buildings 
of the newly constructed colony near Vitthal Vatika . 


East : Entire buildings up to the bypass intersection 
encompassing all the buildings of A , B , Road starting 
from Shri Ramprasad Sahu s building on BhopalRoad , 


South : 

Starting from the building of Jamnatal ji 
Marothia , taking the Balapura , the entire building up to 
Shri Ramprasad Sahu on the Bhopal road through the 
back of the IPS school. 


west : The entire building starting from the 
building of Ramkaran Verma Edvonkate to the building 
of Mehtab Singh . 
Papulation - 2532 


2. Pt Jawaharlal 
Nehru Ward 


North From the back of the building of Shri 
Jagdishichandra Gupta , including all the buildings of 
Panchmukhi Marg , Naveen Asp Tal Road Hostel 
Chowk to Chetram Sen s building 


East Complete building up to Jagdish Gupta s 
building starting from Arvind Sharma s STD 


South : From Akbar Building to the building of 
Kejar Hussain Bohra covering all the buildings on AB 
Road . 


west Starting from Ramlala road, including the 
streets of Ramlila road , up to Indian furniture , the entire 
building 
Papulation -2643 


3. G Shyam 
Bharathare Ward 


North Starting from Matruchhaya Market , taking 
the Balaji temple, the entire building up to Kali Mata 
temple 


East On Jawahar Marg, the government boy 
starts from the High School building and takes the entire 
building of Jawahar Marg and streets, up to Gurdwara 


South :- Starting from Liladhar Shakya dwar s 
building , including the buildings of JawaharMarg , Gali 1 

and 2 and 3, the entire building from the back of Durga 
VOTHOT Sahu s building to Puran Singh Harijan s building. 
(जिला 

भिकरण 

west Starting from Gul Mohammed s building , 
the entire building covering Balaji Marg , Shyakamlal 
Marg , Narsingh Marg and Narsingh Marg to Matra 
Chhaya Complex is included 


12 


El1995 , fglich 20 a 2020 


142 (9 ) 


4. Dr. Bhimrao 
Ambedkar Ward 


Papulation -2213 


North Entire building of Indira Nagar Colony ; 
including " Aramashin and ITI office of Madanlal 
Shakywar starting from new police office de mana 


East The entire building up to the pole factory , 
taking the building of Hariom Vijayvargiya , covering 
Pilakpura , through the rear of the college behind the 
Radhakrishna temple . 


South Mango Rasta Baikuntha Marg to 
Crematorium 


. 


SER 

Wate: 


west 

The buildings of Akhtar Patwari ji and 
Phool Singh Shakyivar on Baikunth road , including all 
the buildings of the newly constructed colony behind the 
building of Dinesh Shakyavar built on Baikuntha Marg , 
including all the buildings of Panchsheel Colony , 
passing behind the cremation ground . Taking Surendra 
Singh to Punjabi building . 


5. Subhash Chandra 
Bose Ward 


Papulation -2503 


North :- Starting from the building of Purushottam 
Shakyavar on Tatyatope Marg , through the building of 
Manohar Lal Sahu Painter, to the temple of Ramdev 
Baba incorporating the buildings of Tatyatope Marg C 
No 2 , Shivaji Nagar Millennium Nagar, Tulsi Nagar 


East :- Entire buildings up to the Aramashin in front 
of Muktidham starting from behind the temple of 
Ramdev Baba 


South : The entire building from Surendra Singh 
Punjabi building to Radhakrishna temple and along the 
banks of Babulal ji Sharma s farm to the newly 
constructed market of Shakyuvar society on Jawahar 
Marg . 


west :- The entire building up to Bharam Singh 
Yadav s Shri Ram Complex, starting from Prem Singh 
Jadaun s shop encompassing the entire buildings of the 
streets of Jawahar Marg , Tatyar Tope Road . 


6.Maharana Pratap 
Ward 


Papulation -2073 


North The entire building (near Bandi Khali ) 
starting from the new complex of the municipality to the 
building ofRajendra Kushwaha . 


dee 


जिला 
जिल 


अधिकारी 

East The back of Rajendra Kushwaha s house, 
along the banks of the enipty drain leading to Sitaram 
Kushwaha s building 


South :- Starting from the building of Sitaram 
Kushwaha on the Convent School Road , taking all the 
buildings around the temple of Nagar Sen Baba , 
including all the colonies in to the natrol numn of 


142 ( 10 ) 


FEZYGF 151951, EGrlica 20 Tart 2020 


Maharana Pratap Nagar, Apna Nagar, Manas School, 
Upadhyay " Ji , Tatya On Tope Road to Dolibai 
Shakyavar s building 


west All buildings up to the new complex of the 
municipality on the AB road, including the residential 
quarters of the NH , starting from the buildings of the 
Wittu Sardar and Khatana ji on Jawahar Marg . 
Papulation -2100 


7. Jayaprakasha 


narayan Ward 


North : Starting from Damodar Das Gupta s 
building , covering all the buildings of Vishwanath Colony 
and Station Road outside Vishwanath Colony till 
Jajavara s building . 


East From the building of Jajavara ji to the 
Mahamaya Travels Apollo tower along the side of the 
new over bridge 


South : The new bypass passes from the Badi Nali 
drain along the shore to Damodar Das Gupta s building : 


west Following the Apollo tower to Bandikhali 
drain 
Papulation -2315 


8. Shaheed Lalit 
Rawat Ward 


North : Entire buildings (Arnia Nalla ) from Over 
Breeze to VIKAS Processing Factory 


L 


East 

Starting from the building of Tulsiram 
Kushwaha , including all the buildings of Bakhatpura , 
Vinayak Nagar, all the buildings up to Jajavara ji s 
building on the new bypass road. 


South : The entire buildings up to the river , 
including the entire buildings of the colonies of railway 
stations and railway station officer employees , and all 
the buildings on the railway line . 


west To the railway line through the edge of the 
drain behind the Vikas processing factory 
Papulation -2273 


9. Bal Gangadhar 
Tilak Ward 


North :- The entire building from the building of 
Acharya ji in Shaheed Colony to the culvert of Suthalia 
bypass, behind the agricultural produce market 


East Starting from Suthalia Road 

Road bypass 
culvert, taking the buildings of all the colonies of 
Suthalia Road , the entire building up to Arnia drain 


the 


South Entire buildings up to Kamla Lodge , 

starting from Municipality Water Tank and running along 
* h the banks of AB Road . 


IJI 


west 

Shahid Colony, starting from the building 
of the Government Kanya Higher Secondary School 
Dinesh Saxena , the entire building up to the building of 
Arhansa li in front of Kala Mata Mandir Vidvint Mandal 


HELYG 5143 , fquiti 20 mar 2020 


142 (11) 


10. Mahatma Gandhi 
Ward 


Papulation -2539 


: 


North Starting from the building of Kallu Bhai 
Beldingwale , taking the entire buildings of the street 
behind the building of Kallu Bhai Beldingwale and the 
Singhwahini temple on Krishnapura Marg 

Marg to 
Purushottam Parashar s building . 


East Starting from the building of Purushottam 
Parashar in the Shaheed Colony, the entire building up 
to the building of Dilip Kasera covering all the buildings 
of the streets of the Shaheed Colony . 


19.all 


South : Starting from the building of Manoj 
Aggarwal on AB Road , the entire building up to Sahu 
Dharamshala encompassing the building of Narayan 
Prasad Sharma and Shivprasad Gaud encompassing 
the building of Anil Chaurasia on Krishnapura Marg . 


west Starting from Vijay Agarwal s building on 
Tilak Marg , the entire buildings up to Rashid Bhai s 
building in front of the basic school on Tilak Marg , 
including the entire buildings of Khatik mohalla of 

Krishnavapura Marg . 
11. Veer Shivaji Ward Papulation -2320 

North Crossing the bridge of Tilak Marg , starting 
from the Dharamshala of the Jatav society , the entire 
building along the side of the drain covering the entire 
building of the streets of Tilak Marg 


East Starting from the culvert with agricultural 
produce market, including the buildings behind the club 
ground to the buildings of Mrs. Khatoon Begum . 


South : Starting from the building of Arun Khatana , 
covering the entire buildings of the streets of 
Jayaprakash Marg , to the building of Jagdish Prasad 
Sharma . 


west Including all the buildings around the 
Kailash Isle mile near the Jatav Samaj s Dharamshala in 
Tilak Marg , again from the edge of the drain to the 
culvert with the Suthalia Road bypass . 


12. Swami 
Vivekanand Ward 


Papulation -2425 


North Entire building up to Kamal Khas s building 
starting from Jagdish s cloth sewing shop on Subhash 
Marg 


East Entire buildings from Sushila Soni s house 
in Krishnapura Marg to Sharma mobile shop near Jai 
Pillar 


South : The entire building up to Sharma ji s paan 
shop located at the corner, taking Rajendra Soni s 
building , starting from Sharma Mobile shop in Rogi 
Kalyan Samiti shops near Jai Pillar 


142 ( 12) 


Heyat 751451 , fatics 20 al 2020 


west Complete building up to Gopaldas Tata 
Wale s building starting from Chandrasekhar Jajavara s 
building on ShivajiMarg Na 


::: 

... 
... 

. 
Tititi : 


ISL.L. 


13. Rani Laxmibai 
Ward 


Papulation -2233 


North All the buildings up to the house of 
Prakashchandra Jain , Kanhaiyalal Sahu , starting from 
the earlier building of Vinod Sahu s building on Bihari Ji 
Marg . 


East Entire buildings from the Babulal 
Poonamchandra ji s building on Shivaji Marg to Kailash 
Soni TantiWale s building 


MB : 


.. :L 


South : Complete building from Ashok Agarwal s 
building near Swargat Electric shop to the culvert in the 
dirty drain near the Ahimsa gate 


... 


west Entire buildings up to the banks of the 
gully drain near the building of Om Raghuvanshi, along 
the banks of the dirty drain in Shraddhanand Marg 
Papulation -2238 


14. Dr. APJ Abdul 
Kalam Ward 


North :- All buildings from Tilak Marg to the 
building of Vikram Singh Chauhan through the building 
of Vikram Singh Chauhan in front of the basic school 
near the DP of the dirty drain 


East All the buildings up to the culvert of the 
dirty drain , including the buildings of the HussainiMasjid 
area and all the buildings up to the dirty drain behind the 
Tilak Marg street no.1 basic school, starting from the 
contract of excise liquor in Bhagat Singh Marg . 


South All buildings up to Shahzad Bhai s house , 
starting from the building of Rodji Sahu on Bhagat Singh 
Road . 


west All buildings comprising all buildings from 
the house of Trilok Jogi to the building of Basantilal 
Gupta , starting from Babulal Soni s house on Subhash 
Marg . 
Papulation -2338 


15. Rajiv Gandhi 
Ward 


North Starting from the Thakur Saheb building in 
front of the SDM residence , the entire building up to the 
building of Santosh Chandra Ji Jain , taking up the 
buildings of Khare Advocate , Rambabu Gupta , 
Balakishan Gaud . 


East Near Santosh Chandra ji s building , on the 
banks of Gurjar Gaud Brahmin Samaj s Dharamshala 
and along the dirty drain , up to Sardar ji s Aramashin on 
AB Road 
South : Starting from Sardar ji s Aramashin , all the 
buildings of AB Road and all the buildings in the streets 
of AB Road till Gajraj Mewade , all the buildings of the 
chon 


-- 


HEUTSI 1995 , fi 20 al 2020 


142 (13) 


west Complete building up to the building of 
Shiv Singh Bapu in front of SDM residence , starting 
from the building near Mewade Hotel on HazarilalMarg . 
Papulation -2450 


16. Sardar ballabh 
bhai Patel Ward 


North Starting from Khalil Bhai s shop and taking 
the edge of the dirty drain , in front of Gokul Prasad 
Sahu s building on Mukarji Marg , the entire building up 
to the demolished DP near Ramchandra Dhobi s 
building 


East Taking the building of Nandkishore son 
Harinarayan Mistry near the Ganesh temple , starting 
from the building of Omprakash on Bhagat Singh Marg , 
the entire building up to Khalil Bhai s shop on the side of 
dirty drain 


South : 

The entire building from Gokul Prasad 
Sahu s building on Mookerjee Marg to the SDM 
residence taking the starting residence of Mohan 
Mewade . 


west 3. Starting from SDM residence, starting from 
Babulal s building on Baikuntha road , taking the entire 
buildings of Baikuntha road till Chandraprakash Mistry s 
plot. 
Papulation -2301 


17. Indira Gandhi 
Ward 


North Entire buildings up to Gandhiji s shop on 
AB Road starting from the building of Ramsingh Mehr 
behind the tehsil to Hazarilal Marg ( encompassing the 
buildings of Lohkute ) 


East Starting from the Anjanilal temple and 
incorporating the Beed temple , crossing the road in front 
of the stone Godown situated in the plot of Anil 
Chaurasia ji, from the corner of the garden of 
Champalalji to the building of Guddu Kushwaha in front 
of the Dharamshala of Kushwaha Samaj. 


South Starting from Gandhiji s shops, the entire 
building up to the pagoda of Rambabu Fort and the 
entire building from the pagoda to the Anjanilal temple 
on the banks of the river Ajnar. 


west Starting from near the building of Guddu 
Kushwaha on the Baikuntha road , covering the entire 
buildings of Tatyatopee Kunj (Mongia Mohalla ), 
including the entire buildings adjoining the wall of the 
Saraswati Shishu Mandir, including the entire buildings 
up to Mangilal 


18. Ramkaran ugra 
ward 


Papulation -2298 


North The entire buildings up to the Kushwaha 
Samaj s Dharamshala in Baikunth Marg , including the 
entire buildings of the colony adjoining the Boundary 
behind the cemetery on Baikunth Marg . 


142 ( 14 ) 


HEGYGYI 7545 , Farici 20 49 2020 


East The entire building up to the building of 
Iqbal Daroga from the boundary of the cemetery near 
the Dharamshala of the Kushwaha society in Shitala 
Mata Marg and the buildings of Rasid Bhai Son Jumma 
Khan , taking the entire buildings of Sheetla Mata Marg . 


South Starting from the building of Abdul Latif 
Khan on Bhagat Singh Marg , taking all the buildings of 
Bhagat Singh Marg to the Hanuman temple at the 
intersection with the foundation , the entire 


west Entire buildings up to the buildings of 
Balakishan Sharma, Trilok Chandra , Tulsiram and 
Kanhaiyalal Sindhi starting from Mohanlal s building on 
Narasimha Marg . 


19. Shaheed Bhagat 
Singh Ward 


Papulation -2225 


North Starting from the building of Sheetla Mata 
Temple , Sefubhai, along the side of the dirty drain , 
covering all the buildings of Rao Kalewa Basti, till the 
bridge of dirty drain on Tilak Marg . 


East All the buildings from the Shitala Mata 
Marg temple to the Kushwaha Samaj Dharamshala , 
starting from the building of Rains Bhai, along the pond . 


South : Starting from the building of Shri GL 
Shivhare in Patel s body , taking the entire buildings up 
to Poonam Chandra s son Hazarilal Harijan , the entire 
building of the new colony built on the banks of the 
pond , being on the bank of the pond . 


west Starting from the temple of Shani Dev , 
including all the buildings of Tilak Marg and all the 
buildings of Sabalgarh township , the entire building up 
to the building of Narsinghalal Dangi 


20. Chandrasekhar 
Azad Ward 


Papulation -2113 


North : - Starting from the Saraswati Shishu Mandir 
School, the entire building up to the building of Vikram 
Chauhan near Hanuman Temple on Re- Dhakora Road 
and the building of Ramnarayan Jharkheda Wale to the 
building ofRamswaroop Mizajilal Nai. 


East Starting from Tilak Marg Kolu Bheru 
temple , including the building of Kanhaiyalal Kushwaha , 
including the Dharamshala of Lodha Samaj, the entire 
building up to the resting place of Vikram Singh 
Chauhan 


South : Starting from Narayan s building on 
Takhora Road to Tilak Marg and covering all the 
buildings constructed on Dhakora Road . - 


west The entire buildings from the Suthalia 
bypass intersection to the building of Deepchandra 
Kushwaha , including the entire buildings of Ravi 


HEZY 764 , forlich 20 a 2020 


142 ( 15 ) 


Shankar Nagar on the banks of the dirty drain behind 
Shakur Bhai s building on Tilak Marg and the entire 
buildings of the streets of Tilak Marg . 
Papulation -2419 


21. Pt Ravi Shankar 
Shukla Ward 


North Entire building of Gangabai wife Bherulal 
Chauhan s building near Punit Talkies, starting from the 
building of Mohar Singh Dhangar in Patel s body 


East The entire buildings from the building of 
Gangabai wife Bherulal Chauhan on the Tilak Marg to 
the buildings of Chandrashekhar Sahu, Niamat Khan , 
including the buildings of Dr. Kailashanarayan Gupta , 
the buildings of Kamalabai wife Ramcharan Ji Sharma. 


South : The entire building up to Radheshyam 
Sen s building , starting from the building of Dwarka 
Prasad Vishwakarma in the street leading to Patel s 
body near the building of Kamalabai wife Ramcharan 
Sharma. 


west Starting from the building of Bainsingh 
Dhangar in Patel s body , the entire buildings including 
the buildings of Jagdish Dhangar and Siya s body and 
Patel s body till the building ofMohar Singh Dhangar 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

NIDHI NIVEDITA , Collector . 


- 


-- 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2020. 


